सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 पौष , 1939 ( श० ) 


संख्या- 14 राँची , बुधवार , 


3 जनवरी, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
29 दिसम्बर, 2017 


संख्या -1/ पी० -104/14 का .- 12664 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती विप्रा भाल, भा . प्र. से. 
( गुजरातः2006 ) जो अन्तर्राज्यीय संवर्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप झारखण्ड में योगदान की हैं , को 
अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 

श्रीमती भाल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक , सर्व शिक्षा 
अभियान, झारखण्ड एवं निदेशक , मध्याह्न भोजन प्राधिकार, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 3 जनवरी , 2018 


संख्या- 1/पी०-104/14 का .- 12665 -- परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, झारखण्ड के 
पद पर पदस्थापित श्री ए० मथकुमार, भा . प्र. से. ( झाः2009) ( अतिरिक्त प्रभार - निदेशक, मध्याह्न 
भोजन प्राधिकार , झारखण्ड एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक , भू- अर्जन एवं भू- अभिलेख , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 14 - - 50 


